. . . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 535 राँची ,बुधवार 

22 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मध निषेध विभाग 


अधिसूचना 

20 अक्टूबर , 2014 
संख्या-1/ नीति - 40-14/2012- 2163-- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 ( अधिनियम-2, 1915 ) 
की धारा -89 की उप धारा -2 ( d) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल , 
अधिसूचना संख्या-2390 दिनांक - 31 अक्टूबर , 2012 द्वारा अधिसूचित " भारत में आयातित विदेशी 
मदिरा ( मूल में बोतलबंद ) के झारखण्ड राज्य में आयात वितरकता, थोक एवं खुदरा बिक्री 
नियमावली-2012 " के नियम -4 ( b) में निम्न प्रकार संशोधन करते है: 


संशोधन 


आयातित विदेशी मदिरा ( मूल में बोतलबंद ) के झारखण्ड राज्य में आयात वितरकता, थोक एवं 
खुदरा बिक्री नियमावली- 2012 का नियम -4 (b), जो पूर्व में निम्नवत् थाः 


" आवेदक का स्वयं का कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस होना चाहिये, जो वर्तमान में कार्यरत हों । " 


अब संशोधन के उपरान्त निम्न प्रकार पढ़ी जाएगीः 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 22 अक्टूबर, 2014 
" आवेदक का स्वयं का कस्टम बॉण्डेड वेयर हाउस अथवा वर्तमान में कार्यरत कस्टम बॉण्डेड 
वेयर हाउस के अनुज्ञप्तिधारी के साथ एकरारनामा होना चाहिए। " 


____ 2. 


यह झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उत्पाद एवं मध निषेध विभागीय संलेख 
ज्ञापांक- 1959 दिनांक -29 सितम्बर , 2014 के क्रम में दिनांक -10 अक्टूबर , 2014 की बैठक के मद 
संख्या-01 में दी गयी है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ . सुनील कुमार सिंह, 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 535 - 50 | 


